सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या - 160 


26 फाल्गुन , 1938 ( श० ) 
राँची, शुक्रवार , 

17 मार्च, 2017 ( ई० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 
10 मार्च, 2017 


संख्या- 05 / न वि० / जला० / पेयजल निया० प्राधिकार /04/ 2016-1664-- झारखण्ड नगरीय 
जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार अधिनियम , 2016 ( झारखण्ड अधिनियम-04, 2017 ) 
की धारा - 3 में निहित प्रावधान के आलोक में झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल 
नियामक प्राधिकार का गठन किया जाता है । 
2 . झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार का उद्देश्य झारखण्ड 
राज्य के अन्तर्गत शहरी नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु भूगर्भीय जल संसाधन 
के स्त्रोतों का संरक्षण, वर्षा जल का संरक्षण , जल स्त्रोतों का उन्नयन तथा विनियमन , पेयजल 
आपूर्ति से संबंधित जल प्रबंधन सुनिश्चित करने एवं इसके प्रभावी तथा समुचित उपयोग को 
सुविधाजनक बनाना है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 17 मार्च, 2017 
3 . झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार का स्वरूप निम्न 
प्रकार होगा - 

3.1 अध्यक्ष - 01 , 
3. 2 सदस्य - 01 (प्रशासनिक) , 

3.3 सदस्य - 01 ( तकनीकी ) | 
4. प्राधिकार की अन्य शर्ते, झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार 
अधिनियम , 2016 में वर्णित धाराओं से शासित होंगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिंह , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 160 -- 50 


